पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन 
म . प्र. - 108 - भोपाल - 09 -11. 


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक 
परिमंडल , के पत्र क्रमांक 22/ 153 , 
दिनांक 10 - 1 - 06 द्वारा पूर्व भुगतान 
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी 
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 469 ] 


भोपाल, सोमवार , दिनांक 27 सितम्बर 2010 - आश्विन 5, शक 1932 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 


भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2010 


क्र . 14 - एफ - 1 - 25 - 2010 - अट्ठारह -3. - मध्यप्रदेश नगरपालिका ( अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं 
के लिए वार्डों का आरक्षण ) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पंचायत मझौली, जिला सीधी के लिए आरक्षित वार्डों की 
सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है: 


आरक्षित 


आरक्षित वार्ड का क्रमांक एवं नाम 


वर्ग जिसके लिये आरक्षित 

किया गया 

( 2 ) 


कुल वार्ड 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 
2 


अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड 
अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड 
अन्य पिछडे वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड 


( 1 ) वार्ड क्र. 10, राजीव गांधी वार्ड 
( 1 ) वार्ड क्र . 5, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 
( 1 ) वार्ड क्र . 01, महात्मा गांधी वार्ड 
( 2 ) वार्ड क्र . 11 , अब्दुल कलाम वार्ड 
( 3 ) वार्ड क्र . 12, इन्दिरा गांधी वार्ड 
( 4 ) वार्ड क्र . 15 , लोकमान्य तिलक वार्ड 
( 1 ) वार्ड क्र . 02, पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड 
( 2 ) वार्ड क्र . 03, विवेकानन्द वार्ड 
( 3 ) वार्ड क्र . 04, लालबहादुर शास्त्री वार्ड 
( 4 ) वार्ड क्र . 06 , चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 
( 5 ) वार्ड क्र . 07, पं. दीनदयाल वार्ड 


4 


अनारक्षित वार्ड 


937 


938 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2010 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) वार्ड क्र . 08, डॉ . अम्बेडकर वार्ड 
( 7 ) वार्ड क्र . 09 , सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 
( 8 ) वार्ड क्र . 13, सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड 
( 9 ) वार्ड क्र . 14, डॉ . हेडगेवार वार्ड 


अनु. जा . के आरक्षित वार्डों में से अ. जा . ( महिला ) 
के लिये आरक्षित वार्ड. 


अनु. ज . जा . के आरक्षित वार्डों में से अ. ज. जा . ( महिला ) 
के लिये आरक्षित वार्ड. 


02 


अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा 
वर्ग ( महिला ) के लिये आरक्षित वार्ड. 


( 1 ) वार्ड क्र . 01, महात्मा गांधी वार्ड 
( 2 ) वार्ड क्र . 12, इन्दिरा गांधी वार्ड 


8 


अनारक्षित वार्डों में से ( महिला ) के लिए आरक्षित वार्ड 


05 


( 1 ) वार्ड क्र . 03 , विवेकानन्द वार्ड 
( 2 ) वार्ड क्र . 06 , चन्दशेखर आजाद वार्ड 
( 3 ) वार्ड क्र . 08 , डॉ . अम्बेडकर वार्ड 
( 4 ) वार्ड क्र . 09, सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 
( 5 ) वार्ड क्र . 13, सरदार बल्लभभाई पटेल वार्ड 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एस . एन . मिश्रा , सचिव . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित --- 2010 . 


